निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 763) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


जल संसाधन विभाग 

- - - 
अधिसूचना 

02 सितम्बर 2013 
सं0 22 / निसि0( दर ) - 16 - 08 / 2009 / 1043 — श्री विजय शंकर राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी 
कोशी नहर प्रमण्डल सं0 - 4 , झंझारपुर के विरूद्व उक्त पदस्थापन के दौरान दिनांक 01.4.99 से स्वेच्छापूर्वक एवं 
अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं प्रेस विज्ञप्ति के बावजूद अपने कार्य पर नहीं लौटने इत्यादि गठित आरोपों के लिए विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक 2715 दिनांक 11.9.2000 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 1950 के नियम 
55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । 

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । 
प्राप्त जाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं यह पाया गया कि श्री राय अपने नियंत्री पदाधिकारी 
को 01.4.99 से 06 .4.99 तक का आ0 अ0 का आवेदन पत्र समर्पित कर अवकाश पर गये एवं दिनांक 31 .8.2000 तक 
अवकाश बढ़ोतरी का आवेदन पत्र नियंत्री पदाधिकारी को प्राप्त है जिसकी सम्पुष्टि कार्यपालक अभियन्ता द्वारा की गयी 
है । दिनांक 01. 9. 99 से 31. 8. 2000 तक वे अवकाश के आवेदन पत्र नियंत्री पदाधिकारी को यू0 पी0 सी0 द्वारा भेजे जाने 
का साक्ष्य श्री राय द्वारा समर्पित किया गया है । पारिवारिक विवाद के फलस्वरूप दिनांक 12. 6.99 से 12.6.01 तक राज्य 
से बाहर मानसिक चिकित्सा कराने एवं विक्षिप्तावस्था के कारण वे कुछ अवकाश वृद्वि का आवेदन पत्र स - समय नहीं 
भेज सके जिसके लिए श्री राय द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया गया है । स्वस्थ होने के उपरान्त श्री राय दिनांक 
01 .8. 01 को अपने पद पर योगदान दिए । इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राय के विरूद्व दिनांक 01.4.99 से 
अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित नहीं पाते हुए उन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2013 
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री विजय शंकर राय , तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी 
नहर प्रमण्डल सं0– 4, झंझारपुर को दोषमुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 763-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


